. 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

27 भाद्र 1936 ( श०) 
संख्या 464 राँची , गुरुवार 

18 सितम्बर , 2014 (ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 


16 सितम्बर, 2014 


संख्या-03/नि० - 39/ 2014 रा०नि०आ० - 1541 - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की 
धारा 541 की उपधारा ( 2) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 
के नियम 24 के अध्यधीन राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित 08 ( आठ ) नगरपालिकाओं यथा देवघर 
नगर निगम , धनबाद नगर निगम, चास नगर परिषद वर्ग (क), चक्रधरपुर नगर परिषद वर्ग ( ख ), 
झुमरीतिलैया नगर परिषद वर्ग ( ख), कोडरमा नगर पंचायत , विश्रामपुर नगर पंचायत एवं मझिआँव 
नगर पंचायत के निर्वाचन , 2015 के लिए निम्नांकित पदाधिकारियों को जिला उप निर्वाचन 
पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 18 सितम्बर , 2014 
नगरपालिका का नाम नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी 


क्रम 


जिला का नाम 


स0 


4 


1. 


देवघर 


देवघर नगर निगम 


श्रीमती इन्दु गुप्ता, 


जिला पंचायती राज पदाधिकारी , 
देवघर। 


| धनबाद 


धनबाद नगर निगम 


1. श्री संजय सांडिल्य , कार्यपालक 

दंडाधिकारी, धनबाद । 
| 2. सुश्री पूनम कच्छप, कार्यपालक 

दंडाधिकारी , धनबाद । 


3. | बोकारो 


चास नगर परिषद वर्ग ( क ) | श्री राकेश कुमार दुबे , 

प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी , 
बोकारो । 


4. पश्चिमी सिंघभूम 


चक्रधरपुर नगर परिषद । 
| वर्ग ( ख ) 


| श्री सत्येन्द्र कुमार , 
जिला उप -निर्वाचन पदाधिकारी , 
पश्चिमी सिंघभूम । 


5. कोडरमा 


| श्री अरुण कुमार खलखो, 


झुमरीतिलैया 
नगर परिषद वर्ग ( ख) 


अवर निर्वाचन पदाधिकारी , 


कोडरमा नगर पंचायत 


कोडरमा । 


6 . पलामू 


| विश्रामपुर नगर पंचायत 


श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, 
अनुमण्डल पदाधिकारी, 
सदर मेदिनीनगर । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 18 सितम्बर , 2014 


7 . | गढ़वा 


मझिआंव नगर पंचायत । 


सुश्री सुषमा नीलम सोरेंग, प्रभारी जिला 
पंचायती राज पदाधिकारी , गढ़वा । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 
( ह०/-) अस्पष्ट , 

सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग, 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 464 -50 | 


